रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L -3300499 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 उप - खण्ड ( 1) 
PARTI - Section3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 206 ] 
No . 2061 


नई दिल्ली , बुधवार , अप्रैल 13 , 2011 / चैत्र 23 , 1933 
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13 , 2011/ CHAITRA 23 , 1933 


कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 

नईदिल्ली, 13 अप्रैल, 2011 
सा . का. नि . 319( अ).--- भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप - विनियम (1) और ( 2) के साथ पठित अखिल 
भारतीय सेवाएं अधिनियम , 1951 (1951 का 61 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, नागालैंड सरकार 
के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग पद संख्या का नियतन ) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम 
बनाती है, अर्थात् : 

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमावली , 2011 होगा । 

( 2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे । 

2. भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग पद संख्या का नियतन ) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में " नागालैंड " शीर्षक के अंतर्गत उसके नीचे आने वाली 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

नागालैंड 
राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद 
पुलिस महानिदेशक -नागालैंड 
अपर पुलिस महानिदेशक 
अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन 
पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय 
पुलिस महानिरीक्षक ( आईएनटी और सीआईडी ) 
पुलिस महानिरीक्षक – एनएपी/रेंज 
पुलिस महानिरीक्षक सीमा ( बॉर्डर ) प्रशिक्षण 
कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स तथा निदेशक सिविल रक्षा 
पुलिस महानिरीक्षक - अपराध 
पुलिस महानिरीक्षक - एनएपी 
पुलिस उप - महानिरीक्षक---मुख्यालय 


1337 GI/ 2011 


..... . . ............. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PARTIL - SEC . 30 ] 
पुलिस उप - महानिरीक्षक रेंज, मोकोकचुंग 
पुलिस उप -महानिरीक्षक रेंज, कोहिमा 
पुलिस उप - महानिरीक्षक प्रशिक्षण 
पुलिस उप - महानिरीक्षक सीआईडी 
पुलिस उप - महानिरीक्षक - मानवाधिकार और सामाजिक न्याय 
पुलिस उप - महानिरीक्षक - योजना/ आधुनिकीकरण 
पुलिस उप -महानिरीक्षक --रेंज, दीमापुर 
पुलिस उप - महानिरीक्षक - एनएपी कोहिमा 
पुलिस उप - महानिरीक्षक एनएपी त्वानसांग 
पुलिस अधीक्षक कोहिमा 
पुलिस अधीक्षक - मोकोकचुंग 
पुलिस अधीक्षक – त्वानसांग 
पुलिस अधीक्षक — जुन्हेबूतो 
पुलिस अधीक्षक मोन 
पुलिस अधीक्षक - वोखा 
पुलिस अधीक्षक – फेक 
पुलिस अधीक्षक दीमापुर 
पुलिस अधीक्षक – पेरेन 
पुलिस अधीक्षक - किफेरे 
पुलिस अधीक्षक- ~- लॉगलेंग 
पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा 
पुलिस अधीक्षक अपराध 
कमांडेंट - नागालैंड सशस्त्र पुलिस बटालियन 
कमांडेंट - एनएपीटीसी 
प्रिंसीपल, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय 
सहायक पुलिस महानिरीक्षक - प्रशासन 
सहायक पुलिस महानिरीक्षक - आपूर्ति 

पुलिस अधीक्षक - एससीआरबी 
1 कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद 

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं 
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं 
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं 
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं 
भारतीय प्रशासनिक सेवा ( भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद 21 

उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33 -1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं 
7 सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 ) 

49 
कुल प्राधिकृत संख्या 

[ फा. सं. 11052/02 / 2011 - अ. भा. से.-II- क ] 

दीप्ति उमाशंकर, निदेशक ( सेवाएं ) 
टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, नागालैंड भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 60 थी । 
टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22 - 10 - 1955 की सं का.नि. आ. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् , भारतीय 

पुलिस सेवा के लागालैंड संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा. का. नि . संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधन किए गए : 


70 


[ ATT Il - G53(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 . . 


. . 


सा. का .नि . 


दिनांक 


1 .Fr.f . 
315 (E ) 


446 


दिनांक 
24-02- 1986 
04-06- 1988 
04- 11- 1989 
20- 10 -1990 
05- 11- 1994 


806 


320 (E ) 
740 (E ) 
214 (E) 

508 
| 21 (E ) 


31- 03 -1995 
31- 12 - 1997 
24- 04- 1998 
13 - 12 -2000 
11-01-2007 


645 


540 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 

(Department of Personnel and Training ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th April, 2010 
GS.R . 319 (E ).- In exercise of the powers confered by sub-section (1) of Section 3 of theAll India Services Act, 1951 
(LXI of 1951) read with sub - rules ( 1) and (2 ) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre ) Rules, 1954 , the Central 
Government, in consultation with the Govemment of Nagaland hereby makes the following regulations further to amend the 
Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength ) Regulations, 1955 , namely : 

1. (i) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength ) Second Amendment 
Regulations, 2011. 

( ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 . In the Schedule to the Indian Police Service ( Fixation of Cadre Strength ) Regulation, 1955 , under the heading 
" Nagaland ” for the entries occurring thereunder , the following shall be substituted , namely : 

NAGALAND 
Senior Duty Posts under the StateGovernment 
Director General of Police - Nagaland 
Addl. Director General of Police 
Addl. DirectorGeneral of Police - Administration 
Inspector General of Police - Headquarters 
Inspector General ofPolice (INT & CID ) 
Inspector General of Police — NAP/ Range 
Inspector General of Police Border Training 
Commandant General, Home Guards and Director CivilDefence 
InspectorGeneral of Police Crime 
Inspector General of Police - NAP 
Deputy Inspector General of Police Headquarters 
Deputy Inspector General of Police - Range Mokokchung 
Deputy Inspector General of Police - Range Kohima 
Deputy Inspector Generalof Police - Training 
Deputy Inspector General of Police - CID 
Deputy Inspector General of Police.-.-Human Rights and Social Justice 
Deputy Inspector Generalof Police Planning/Modernisation 
Deputy Inspector General of Police Range Dimapur 
Deputy InspectorGeneral of Police - NAP Kohima 
Deputy Inspector General of Police - NAP Tuensang 
Superintendent of Police - Kohima 
Superintendentof Police Mokokchung 
Superintendent of Police – Tuensang 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SBC . 300 ) 
Superintendent of Police - Zunheboto 
Superintendent of Police - Mon 
Superintendent of Police - Wokha 
Superintendent of Police - Phek 
Superintendent of Police - Dimapur 
Superintendentof Police -Peren 
Superintendent of Police - Kiphere 
Superintendent of Police - Longleng 
SuperintendentofPolice Special Branch 
Superintendent of Police - Crime 
Commandant - Nagaland Armed Police Battalion 
Commandant ---NAPTC 
Principal, Police Training School 
Assistant Inspector General of Police - Administration 
Assistant Inspector General of Police - Supply 
Superintendent of Police - SCRB 
Total Senior Duty Posts 
Central Deputation Reserve not exceeding 40 % of item 1 above 
State Deputation Reserve not exceeding 25 % of item 1 above 
Training Reserve not exceeding 3.5 % of item 1 above 
Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16 .5 % of item 1 above 
Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police 
Service(Recruitment) Rules, 1954,notexceeding 33 -1/3 % ofItem 1,2 , 3 and 4 above 
Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 + 2+ 3 + 4 +5 -6 ) 
Total Authorized Strength 

[F.No. 1105262/2011- AIS -L -A ] 
DEEPTIUMASHANKAR , Director (Services) 


2 


3. 


· 


Note 1: Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Nagaland IPS Cadre was 60 . 
Note 2 : The principalRegulations were published in the Gazette of India vide No. S.R .O . 3350 , dated 22 - 10 - 1955 . 

Subsequently , they were amended in respectof the Nagaland Cadre of Indian Police Service vide following 
GS.R . numbers and dates : 


Sl. No . 


Date 


SI. No . 


GS.R . 


Date 


GS.R . 

315 (E) 
446 


24 - 02 - 1986 
04 - 06 - 1988 
04 - 11- 1989 
20 - 10 - 1990 


31-03 -95 
31- 12 - 97 


oooo 


806 


320 (E ) 
740 (E) 
214 (E ) 
508 
21 (E) 


24 - 04- 98 


645 


4. 
5. 


13 - 12- 2000 
11-01- 2007 


540 


05 - 11 - 1994 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 13 अप्रैल, 2011 
सा . का .नि. 320 ( अ). अखिल भारतीय पुलिस सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61 ) की धारा 3 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, नागालैंड सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए 
एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
.. 1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन) तृतीय संशोधन नियमावली, 2011 होगा । 

( i) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे । 
2. भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2007 में : 

( क ) " अनुसूची II - क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में ", तालिका के प्रथम 
कॉलम में आने वाली नागालैंड प्रविष्टि के लिए तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तद्नुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
किया जाएगा , अर्थात् : 

नागालैंड 
पुलिस महानिदेशक - नागालैंड 

80,000 रु. ( नियत ) 
अपर पुलिस महानिदेशक 

एचएजी + 67000 ( वार्षिक वेतनवृद्धि 

___ 3% की दर से ) 79 ,000 रु. 
अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन 

एचएजी + 67, 000 ( वार्षिक वेतनवृद्धि 

3 % की दर से ) 79 ,000 रु. 
पुलिस महानिरीक्षक -मुख्यालय 

पीबी- 4 + जीपी 10000 रु. 
पुलिस महानिरीक्षक ( आईएनटी और सीआईडी ) 

पीबी-4 + जीपी 10000 रु. 
पुलिस महानिरीक्षक - एनएपी/रेंज 

पीबी- 4 + जीपी 10000 रू. 
पुलिस महानिरीक्षक — सीमा ( बॉर्डर ) प्रशिक्षण 

पीबी- 4 + जीपी 10000 रु. 
कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स तथा निदेशक सिविल रक्षा 

पीबी - 4 + जीपी 10000 रु . 
पुलिस महानिरीक्षक - अपराध 

पीबी - 4 + जीपी 10000 रु. 
पुलिस महानिरीक्षक - एनएपी 

पीबी - 4 + जीपी 10000 रु. 
पुलिस उप -महानिरीक्षक - मुख्यालय 

पीबी -4 + जीपी 8900 रु. 
पुलिस उप - महानिरीक्षक रेंज, मोकोकचुंग 

पीबी- 4 + जीपी 8900 रु. 
पुलिस उप - महानिरीक्षक रेंज , कोहिमा 

पीबी - 4 + जीपी 8900 रु. 
पुलिस उप - महानिरीक्षक प्रशिक्षण 

पीबी - 4 + जीपी 8900 रु. 
पुलिस उप - महानिरीक्षक - सीआईडी 

पीबी- 4 + जीपी 8900 रु. 
पुलिस उप - महानिरीक्षक मानवाधिकार और सामाजिक न्याय 

पीबी- 4 + जीपी 8900 रु. 
पुलिस उप - महानिरीक्षक - योजना/ आधुनिकीकरण 

पीबी -4 + जीपी 8900 रु. 
पुलिस उप - महानिरीक्षक - रेंज दीमापुर 

पीबी-4 + जीपी 8900 रु. 
पुलिस उप - महानिरीक्षक – एनएपी कोहिमा 

पीबी -4 + जीपी 8900 रु. 
पुलिस उप -महानिरीक्षक - एनएपी त्वानसांग 

पीबी - 4 + जीपी 8900 रु. 
( ख ) " अनुसूची II - भाग ख " में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय 
पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में , " नागालैंड " शीर्षक के तहत प्रथम कॉलम और तद्नुरूपी द्वितीय कॉलम में आने 
वाली प्रतिष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
पुलिस अधीक्षक कोहिमा 
पुलिस अधीक्षक -मोकोकचुंग 
पुलिस अधीक्षक - त्वानसांग 
पुलिस अधीक्षक - जुन्हेबूतो 
पुलिस अधीक्षक मोन 
पुलिस अधीक्षक - वोखा 

पुलिस अधीक्षक – फेक 
1337 67/17 -2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PARTIL - SEc . 3(i)] 
पुलिस अधीक्षक दीमापुर 
पुलिस अधीक्षक - पेरेन 
पुलिस अधीक्षक किफेरे 
पुलिस अधीक्षक - लॉगलेंग 
पुलिस अधीक्षक - विशेष शाखा 
पुलिस अधीक्षक अपराध 
कमांडेंट - नागालैंड सशस्त्र पुलिस बटालियन 
कमांडेंट - एनएपीटीसी 
प्रिंसीपल , पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय 
सहायक पुलिस महानिरीक्षक---प्रशासन 
सहायक पुलिस महानिरीक्षक - आपूर्ति 
पुलिस अधीक्षक — एससीआरबी 

[ फा. सं. 11052/ 02 / 2011 - अ. भा.से.-II-( ख ) ] 

दीप्ति उमाशंकर ,निदेशक ( सेवाएं ) 
टिप्पणी : मुख्य विनियम दिनांक 21 - 2- 2008 की सं. सा. का.नि . 108 ( अ) द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और 

तत्पश्चात् निम्नलिखित सं. सा. का. नि. 692 , दिनांक 27 - 9 -2008 , सं. सा. का.नि . 589 ( अ ), दिनांक 20- 9 - 2009 , सं. सा. का.नि . 
172 ( अ ), दिनांक 3 - 3 - 2010, सं. सा . का.नि. 228 ( अ ) , 230 ( अ ), 232 ( अ) , 234 ( अ ), 236 ( अ ) , 238 ( अ ), 240( अ ) , 
242 ( अ) , 244 ( अ ), 246 ( अ ), 248( अ ), 250 ( अ ), 252( अ ), दिनांक 30 -3 - 2010, सं. सा. का. नि 299 ( अ) ,दिनांक 8 - 4 - 2010 , 
सं. सा . का .नि . 510( अ ), दिनांक 16 - 6 - 2010, सं. सा . का.नि. 512( अ ), दिनांक 16- 6- 2010 , सं. सा. का. नि . 514 ( अ ), दिनांक 
16 - 6 - 2010 , सं. सा. का . नि . 516 ( अ ) , दिनांक 16 - 6 - 2010 , सं . सा . का. नि . 620 ( अ ) , दिनांक 23 - 7 - 2010 , 
सं. सा . का .नि . 622( अ ), दिनांक 23 - 7 - 2010, सं. सा. का.नि . 624( अ ), दिनांक 23 -7 - 2010 , सं. सा. का. नि . 626( अ ), दिनांक 
23 - 7 - 2010 , सं . सा . का. नि . 628 ( अ ) , दिनांक 23 - 7 - 2010 , सं . सा . का .नि . 725 ( अ ) , दिनांक 1 - 9 - 2010 , 
सं. सा . का. नि. 879 ( अ ) , दिनांक 2 - 11 - 2010 और सं. सा . का. नि . 204 ( अ ), दिनांक 8 - 3 - 2011 द्वारा संशोधित किए गए । 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th April, 2011 
GS.R . 320( E ). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 
(LXI of 1951 ), the Central Government, in consultation with the Government of Nagaland hereby makes the following Rules 
further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules , 2007,namely : 

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Third Amendment Rules, 2011. 

(ü) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2 . In the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007 :-- 

(a) In " Schedule II- A - Posts carrying pay above the time scale ofpay of the Indian Police Service under the 
State Government" in the Table , for the entry " Nagaland " occurring in the first column and the corresponding 
entries in the second column, the following shall be substituted namely : 

NAGALAND 
Director General of Police - Nagaland 

Rs. 80000 ( fixed ) 
Add . Director General of Police 

HAGRs. 67 ,000 ( annual increment 

@ 3 % ) Rs. 79, 000 
Addl. Director General of Police - Administration 

HAGRs. 67,000 

( annual increment @ 3 % ) Rs. 79, 000 
Inspector General of Police.- - Headquarters 

PB- 4 + GPRs. 10000 
Inspector General of Police (INT & CID ) 

PB-4 + GP Rs. 10000 
Inspector General ofPolice - NAP/ Range 

PB- 4 + GPRs. 10000 


[ 973 II - GU5 3 ( i ) ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Inspector General ofPolice Border Training 

PB -4 + GP Rs. 10000 
CommandantGeneral, HomeGuards and Director 
Civil Defence 

PB 4 + GP Rs. 10000 
Inspector General of Police - Crime 

PB -4 +GP Rs. 10000 
Inspector General ofPolice NAP 

PB -4 + GP Rs. 10000 
Deputy InspectorGeneral of Police Headquarters 

PB - 4 +GP Rs. 8900 
Deputy Inspector General of Police - Range Mokokchung PB - 4 + GP Rs. 8900 
Deputy Inspector General of Police Range Kohima PB -4 +GP Rs. 8900 
Deputy Inspector General of Police - Training 

PB -4 + GP Rs. 8900 
Deputy Inspector General of Police - CID 

PB -4 + GP Rs. 8900 
Deputy Inspector General of Police — Human Rights 
and Social Justice 

PB - 4 + GP Rs. 8900 
Deputy Inspector General of Police Planning 
Modernisation 

PB -4 + GP Rs: 8900 
Deputy Inspector General of Police Range Dimapur PB -4 +GP Rs.8900 
Deputy Inspector General of Police — NAP Kohima 

PB -4 +GP Rs. 8900 
Deputy Inspector General of Police — NAP Tuensang PB -4 +GP Rs. 8900 
(b ) In “ Schedule Il -Part B - Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Police Service under the 
State Government (including posts carrying Special Pay in addition to pay in time scale)" in the Table, for 
the entry Nagaland occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the 
following shall be substituted ,namely S 
SuperintendentofPolice - Kohima 
Superintendent of Police – Mokokchung 
Superintendent of Police – Tuensang 
Superintendent of Police - Zunheboto 
Superintendentof Police - Mon 
Superintendentof Police _ Wokha 
Superintendent of Police - Phek 
Superintendentof Police Dimapur 
Superintendent of Police -Peren 
Superintendent of Police - Kiphere 
Superintendent of Police - Longleng 
Superintendent of Police Special Branch 
Superintendent ofPolice Crime 
Commandant — Nagaland Armed Police Battalion 
Commandant - NAPTC 
Principal, Police Training School 
Assistant Inspector General of Police Administration 
Assistant Inspector General of Police - Supply 
Superintendent of Police SCRB 

[F. No . 11052/02/2011-AIS -I -B ] 

DEEPTI UMASHANKAR, Director (Services ) 
Note : The PrincipalRules were published in the Gazette of India vide No . GS.R . 108 (E ) dated 21 -2- 2008 and subsequently 

were amended vide the following No . GS.R . 692 (E ), dated 27- 9- 2008, No. G .S .R . 589 (E ), dated 20 -09 -2009 , 
No.GS.R . 172 (E ),dated 3-3 - 2010 ,Nos . GS.R . 228 (E ), 230 (E ), 232(E ), 234 (E ), 236 (E ), 238( E ), 240( E ), 242(E ), 244 (E ), 
246 (E ), 248 ( E ), 250 (E ), 252( E ), dated 30 -3- 2010, No. GS.R . 299(E ), dated 8- 4- 2010 , No. GS. R . 510 (B ), dated 
16 -6 - 2010, No. GS.R . 512 (E ), dated 16 -6 -2010 , No. GS.R . 514 (E ), dated 16 -6 -2010 , No. GS.R . 516 ( E ), dated 
16 -6 - 2010 , No. GS. R . 620 (E ), dated 23 - 7 -2010 , No . GS. R . 622 (E ), dated 23 -7 - 2010 , No. GS.R . 624 (E ), dated 
23 -7 - 2010 , No. GS.R . 626 (E ), dated 23 - 7 -2010, No. GS.R . 628 (E ), dated 23 - 7- 2010 , No. GS.R . 725 ( E ), dated 
1- 9-2010, No .GS.R . 879(E ), dated 2 -11- 2010 and No .GS.R . 204 (E ), dated 8.-3- 2011. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


